. 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 -5 - 2001 . " 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 /2012 - 2015. ” 


सत्यमबंजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 411 ] 


.. रायपुर , मंगलवार , दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक - एफ 1 - 161/ 2019/18. - छ. ग . नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की 
धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत बारसूर , 
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता 
है : 


821 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


नगर पंचायत बारसूर को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये 
अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया 
जाएगा । 


2 . 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 


शिवाजी वार्ड 


माता दन्तेश्वरी वार्ड 


अटल वार्ड 


आजाद चन्द्रशेखर वार्ड 


महाराणा प्रताप वार्ड 


स्वामी विवेकानन्द वार्ड 


भगत सिंह वार्ड 


गणेश मंदिर वार्ड 


महात्मा गांधी वार्ड 


जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


डॉ. अम्बेडकर वार्ड 


शहीद गैंदसिंह वार्ड 


लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


- 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


822 ( 1 ) 


नगर पंचायत बारसूर के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण । 


उत्तर : 


पूर्व : 


वार्ड क्रमांक 01 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
मूचनार मार्ग से चलते हुए गणेश मंदिर चौंक को लेते हुए अनिल के मकान 
से अमर सिंह नेगी के मकान तक । 
अमर सिंह नेगी के मकान से मंगलपोट बस्ती को लेते हुए बासन तराई 
तालाब को लेते हुए गीदम रोड़ के किनारे - किनारे अलीबहार नाला तक । 
अलीबहार नाला के किनारे -किनारे चलते हुए वन विभाग के जंगल तक । 
वन विभाग के जंगल से उत्तर की ओर चलते हुए राजाधर बस्ती 
एवं रूकचंद बस्ती से मूचनार मार्ग तक । 


दक्षिण : - 
पश्चिम : - 


. वार्ड क्रमांक 02 शिवाजी वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


दक्षिण : - 


पीलाराम के मकान से गढ़पारा के किनारे -किनारे पूर्व की ओर चलते हुए 
समरथपारा के बस्ती को लेते हुए बस्सी के मकान तक । 
बस्सी के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए बासनतराई तालाब को 
लेते हुए सुदु के मकान तक । 
सुदु के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए वन विभाग के जंगल को लेते 
हुए कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से बिजमन के मकान को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए 
पीलाराम के मकान तक । 

- वार्ड क्रमांक 03 माता दन्तेश्वरी वार्ड 


पश्चिम : - 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण : - 
पश्चिम :- 


मुचनार रोड़ जोड़ान से पूर्व की ओर चलते हुए बत्तीसा मंदिर को लेते हुए 
अटल चौंक तक । 
अटल चौंक से दक्षिण की ओर चलते हुए भूपेन्द्र देवांगन के मकान तक । 
भूपेन्द्र देवांगन के मकान से कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए मूचनार रोड़ जोड़ान तक । 


वार्ड क्रमांक 04 अटल वार्ड . . 


उत्तर : बलिहार के मकान से टेमरूभाटा बस्ती से होते हुए कृषि भूमि से पूर्व की 

ओर चलते हुए बुढ़ा सागर तालाब तक । 
पूर्व : बुढ़ा सागर तालाब से दन्तेश्वरी मंदिर से दक्षिण की ओर चलते हुए मुचनार 

रोड़ के किनारे दशरथ के मकान तक । 
दक्षिण : दशरथ के मकान से मालती के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए मुचनार 

चौंक तक । 
पश्चिम : - मुचनार रोड़ के किनारे - किनारे उत्तर की ओर चलते हुए बलिहार के मकान 

तक । 


- 


- 


- - - - -- - -- 


822 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


- 


- 


- 


वाड 


वार्ड क्रमांक 05 आजाद चन्द्रशेखर वार्ड 


मा 


० . 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिण : 


बामदेव पुजारी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए चंदरलाल के मकान का 
लेते हुए, बालिका कन्या आश्रम को लेते हुए पुलिस लाईन तक । 
पुलिस लाईन से बोधघाट रोड़ पीयूष टेलर को लेते हुए दक्षिण की ओर 
चलते हुए शहीद चौंक भूषण गुप्ता के मकान तक । 
भूषण गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बालक आश्रम को लेते 
हुए नगर पंचायत संग्रहालय को लेते हुए माता दंतेश्वरी मंदिर तक । 
माता दंतेश्वरी मंदिर से उत्तर की ओर चलते हुए कुसनू के मकान को लेते 
हुए बामदेव पुजारी के मकान तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 06 महाराणा प्रताप वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


जयलाल के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राधे के मकान को लेते हुए 
सुरंजनाथ बस्ती तक । 
सुरजनाथ बस्ती से बोधघाट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते चमन के मकान 
को लेते हुए बुढ़ा सागर तालाब तक । 
बुढ़ा सागर तालाब से पश्चिम की ओर चलते हुए कवि के मकान को लेते 
हुए शिव के मकान तक । 
शिव के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए जयलाल के मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 07 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 


उत्तर : - 


पूर्व 


: 


दक्षिण : 


कृषि भूमि से पूर्व की ओर चलते सपुरचंद के मकान को लेते हुए लाल सिंह 
के मकान तक । . . 
लाल सिंह के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पंचायत भवन एवं 
सल्फीकोंटा को लेते हुए भुपेन्द्र पुजारी के मकान तक । 
भुपेन्द्र पुजारी के मकान से पष्चिम की ओर चलते हुए रंजन के मकान को 
लेते हुए कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए लक्ष्मी नाथ के मकान को लेते हुए 
कृषि भूमि तक । 

- वार्ड क्रमांक 08 भगत सिंह वार्ड 


पश्चिम : 


उत्तर : 


पूर्व : 


ठोठापारा बस्ती से पूर्व की ओर चलते हुए गुमडपोट पहुंच रोड़ के किनारे से 
सातधार रोड तक । 
सातधार रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए सोमेस के मकान को लेते हुए 
कृषि भूमि होते हुए टेमरूभाटा रोड़ तक । 
टेमरूभाटा रोड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए शंकावती के मकान को लेते 
हुए बुढ़ा सागर तालाब के केनाल तक । 
बुढ़ा सागर तालाब के केनाल से उत्तर की ओर चलते हुए कृषि भूमि की 
ओर चलते हुए ठोठापारा बस्ती तक । 


दक्षिण : - 


पश्चिम : 


A 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


822 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक 09 गणेश मंदिर वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 


दक्षिण : 


जलाराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए रघु के मकान तक । 
रघु के मकान से बोधघाट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए मयाराम के 
मकान तक । 
मयाराम के मकान से पश्चिम की ओर टेमरूभाटा रोड़ से चलते हुए कृषि 
भूमि तक । 
कृषि भूमि टेमरूभाटा रोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए जलाराम के मकान 
तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 10 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : - 


हितामेटा रोड़ से चलते हुए जंगल तक । 
जंगल से चलते हुए कृषि भूमि से चित्रकोट रोड से महेश्वरी प्रधान के 
मकान तक । 
महेश्वरी प्रधान के मकान से पश्चिम की ओर चलते . हुए कृषि भूमि तक 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए हितामेटा रोड़ तक । 


दक्षिण : - 
पश्चिम : - 


वार्ड क्रमांक 11 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर : - 


पूर्व 


: 


दक्षिण : 


पानी टंकी से पूर्व की ओर चलते हुए हुडकुडी के मकान को लेते हुए कृषि 
भूमि तक । 
कृषि भूमि से दक्षिण की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए लंका बहार 
नाला तक । 
लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए 
जगरनाथ के मकान तक । 
जगरनाथ के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए चितुराम के बस्ती को लेते 
हुए, रामतराई पारा चालकी पारा को लेते हुए पानी टंकी तक । 


पश्चिम : - 


वार्ड क्रमांक 12 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


उत्तर : - शिक्षक कालोनी से पूर्व की ओर चलते हुए चित्रकूट रोड़ से पावर हाउस को 

लेते हुए सी . आर. पी .एफ . कालोनी तक । 
पूर्व : - चित्रकूट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए सी . आर. पी .एफ . कालोनी के पीछे 

हिस्सा तक । 
दक्षिण : - सी . आर. पी .एफ . कालोनी के पीछे हिस्सा से पष्चिम की ओर चलते हुए सी .एस. 

ई. बी. कालोनी तक । 
पश्चिम :- सी. एस. ई. बी.कालोनी से पूर्व की ओर चलते हुए शिक्षक कालोनी तक । 


822 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक 13 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर : 


बस स्टैंड से पूर्व की ओर चलते हुए भीमा के मकान को लेते हुए गोंडू राम 
के मकान तक । 
गोंडू राम के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए ओंकार प्रधान के मकान 


पूर्व 


: 


तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


ओंकार प्रधान के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए सी . सी. सड़क को लेते 
हुए गीदम बारसूर रोड़ तक । 
गीदम बारसूर रोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए शंभु कुषवाहा के मकान को 
लेते हुए बस स्टैण्ड तक । 


वार्ड क्रमांक 14 शहीद गैंदसिंह वार्ड 


उत्तर : - 


पूर्व : 
दक्षिण : 


धनीराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए योगेन्द्र के मकान को लेते हुए 
प्रभुनाथ के मकान तक । 
प्रभुनाथ के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पहाड़ तक । . 
पहाड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए चरण के मकान को लेते हुए संतोष के 
मकान को लेते हुए कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए कृषि भूमि को लेते हुए धनीराम के 
मकान तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर : - 
पूर्व : - 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


भोला के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मंगलू के मकान तक । 
मंगलू के मकान से देव कुमार मौर्य के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए 
मुण्डाटिकरा पारा को लेते हुए लंका बहार नाला तक । 
लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर जंगल पहाड़ को लेते हुए अली बहार 
नाला तक । 
अली बहार नाला से कोसा सेंटर को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए 
कुंवरचंद बस्ती को लेते हुए देवचंद के मकान को लेते हुए भोला के मकान । 
तक । 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

___ आर. एक्का, उप सचिव. 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019 
क्रमांक - एफ 01 - 161 / 2019 / 18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 
(3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01 - 161 / 2019 / 18 दिनांक 
12 / 07 / 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है । 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

___ आर. एक्का, उप सचिव . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


STIAN 


1797431, farlic 16 JMIE 2019 


822 ( 5 ) 


Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July , 2019 


πΔΙ 


NOTIFICATION 
No. F1 - 161/ 2019 / 18 : In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 
(No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of 
wards of Nagar Panchayat Barsur, Distt. Dakshin Bastar, Dantewada 
as per shedule given Below : 
1 . Divides Nagar Panchayat Barsur into 15 wards and described 

the limits of each ward as shown in 

schedule . 
2 . Notified that one councilor shall be elected from each such 
ward . 

SCHEDULE 


1 


S .No.of ward 

1 


1 . 


2 


. 


. 4 


Name of the ward : 
Maharani Laxmibai Ward 
Shivaji Ward 
Mata Danteshwari Ward 
Atal Ward 
Aazad Chandrashekhar Ward 
Maharana Pratap Ward 
Swami Vivekanand Ward 
Bhagat Singh Ward 
Ganesh Mandir Ward 
Mahatma Gandhi Ward 
Jawaharlal Nehru Ward 
Dindayal Upadhyay Ward 
Dr. Ambedkar Ward 
Shahid Gaindsingh Ward 
Lal Bahadur Shastri Ward 


11 


12 


13 


14 


- 15 


. 


. 
. 


822 (6 ) 


SPTT 


17697 , facich 16 


airs 2019 


Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Barsur 


Ward No . 01 MAHARANILAXMIBAI WARD 


North : - Muchnar road to the Ganesh Temple Chowk through Anil 

house to Amar singh negi house . 
East : Going from the house of Amar singh negi, covering 

Mangalpot Basti and Basan Tarai pond to the Alibahar 

Canal walking besides Geedam road . . 
South : Going through the borders of Alibahar Canal to the forest 

of Forest Department. 
West : Going towards north from Forest of Forest Department 

covering Rajadhar Basti and Rukchand Basti to Muchnar 
Road . 


Ward No 02 SHIVAJI WARD 


North : - Going to east from the house of Peelaram besides the 

border of Gadhpara and covering Samrathpara Basti to the 

house of Bassi . 
East :- Going towards south from the house of Bassi covering 

Basantarai pond to the house of Sudu . 
South :- From the house of Sudu , going towards west covering the 

forest of Forest Department to Agricultural Land . 
West :- From the Agricultural Land , going towards north covering 

the house of Bijman and Peelaram House . 


Ward No 03 MATA DANTESHWARI WARD 


www 


North : - Going towards East from the joint of Muchnar road 

..covering Battisa Temple to Atal Chowk . 
East :- Going towards south from Atal Chowk to the house of 

Bhupendra Dewangan . 
South :- From the house of Bhupendra Dewangan covering at 

Agricultural Land . 
West :- Going towards north from Agricultural Land to Muchnar 

road . 


STIHNE 16147 , facich 16 IME 2019 


822 (7 ) 


Ward No 04 ATAL WARD 


L 


North : - From the house of Balihar covering Temrubhata Basti and 

an Agricultural Land walking towards east to Budha 

Sagar Pond . . 
East :- : From Budha Sagar pond going towards south from 

Danteshwari Temple walking besides Muchnar road to till 

the house of Dasrath . : 
South :- From the house of Dasrath to going towards north from 

the house of Malati to Muchnar Chowk . 
West :- From the Muchnar road going towards north of besides to 

Balihar house . 


Ward No 05 AAZAD CHANDRASHEKHAR WARD 


TTT 


North :- Walking towards east from the house of Bamdev Pujari 

covering the house of Chandarlal and Balika Kanya 

Aashram to Police Line. 
East :- From the Police Line covering Bodhghat road Piyush 

Tailor going towards south to Shaheed Chowk Bhushan 

Gupta s house . 
South :- Going towards north from the house of Bhushan Gupta 

covering Balak Aashram and Nagar Panchayat Library to 

Mata Danteshwari Temple. 
West : Going towards north from Mata Danteshwari temple 

covering the house of Kusnoo to Bamdev Pujari s house . 


Ward No 06 MAHARANA PRATAP WARD 


North :- Going towards east from the house of Jaylal covering 

: : Radhe s house to Surajnath Basti. 
East : From the Surajnath Basti going towards south from 

Bodhghat road covering the house of Chaman to Budha 

Sagar pond . 
South :- Going towards west from Budha Sagar pond covering the 

house of Kavi to Shiv s house . 
West :- Going towards north from the house of Shiv to Jaylal s 

house . 


822 ( 8 ) 


STATE T1545 , FGFIC 16 mins 2019 


Ward No 07 SWAMI VIVEKANAND WARD 


North :- Going towards east form Agricultural Land to covering the 

house of Sapur Chand to Lal Singh s house . 
East : Going towards south form the house of Lal singh covering 

Panchayat Bhavan and Salphikonta to Bhupendra Pujari s 

house . . 
South :- Going towards west from the house of Bhupendra Pujari 

covering Rajan s house to Agricultural Land. 
West : - Going towards north from an Agricultural Land covering 

the house of Laxminath to an Agricultural Land . 


Ward No 08 BHAGAT SINGH WARD 


North :- Going towards east from Thothapara Basti walking 

besides Gumadpot range road to Satdhar Road . 
East : Going towards south from Satdhar Road covering the 

house of Somesh and an Agricultural Land to Temrubhata 

Road . 
South :- Going towards west from Temrubhata Road covering the 

house of Shankawati to the canal of Budha Sagar pond . 
West : Going towards north from the Canal of Budha Sagar pond 

covering an Agricultural Land to Thothapara Basti. 


Ward No 09 GANESH MANDIR WARD 


North :- Going towards east from the house of Jalaram to Raghu s 

house . 
East : From Raghu s house going towards south covering 

Bodhghat road to till Mayaram s house . 
South :- Going towards west from house of Mayaram covering 

: Temrubhata Road to an Agricultural Land . 
West :- Going towards north from an Agricultural Land 

Temrubhata Road to Jalaram s house . 


STTHC 1642 , facich 16 IMT 2019 


822 ( 9 ) 


Ward No 10 MAHATMA GANDHIWARD 


North :- Hitameta road to forest . 
East :- From forest area covering an Agricultural Land and 

Chitrakote Road to Maheshwari Pradhan house. 
South :- Going towards west from Maheshwari Pradhan s house to 

.. . an Agricultural Land . 
West : Going towards north from an Agricultural Land to 

Hitameta road . 
Ward No 11 JAWAHARLAL NEHRU WARD 


North :- Going towards east from Water Tank covering Hudkudi s 

house to an Agricultural Land . 
East : - Going towards south from an Agricultural Land covering 

the forest to Lanka Bahar Channel . 
South :- Going towards west from Lanka Bahar Channel covering 

the forest to Jagarnath s house . 
West :- Going towards north from Jagarnath s house covering 

Chituram Basti along with Ramtaraipara and Chalkipara to 
Water Tank . 


1 


Ward No 12 DINDAYAL UPADHYAY WARD 


Www 


North : - Going towards east from Teachers Colony covering 

Chitrakote Road and Power House to CRPF Colony . 
East :- Going towards south from the Chitrakote Road to till back 

side area of CRPF Colony . 
South :- Going towards west from the back side area of CRPF 

Colony to till CSEB Colony . 
West :- Going towards east from CSEB Colony to till Teachers 

Colony . 

Ward No 13 DR . AMBEDKAR WARD 
North :- Going towards east from the Bus Stand covering Bheema 

house to till the house of Gonduram . 
East : - Going towards south from Gonduram house to till the 

house of Omkar Pradhan . 
South :- Going towards west from Omkar Pradhan house covering 

CC Road to till Barsoor Geedam Road . 
West : - Going towards north from Gerdam Barsoor road covering 

Shambhu Khushwah house to Bus Stand . 


. . . 


. 


Dilan 


822 ( 10 ) 


TITIE 15931, fatia 16 JM 


2019 


Ward No 14 SHAHID GAIND SINGH WARD 


North : - Going towards east from Dhaniram s house covering 

Yogendra s house to till Prabhunath s house . 
East :- Going towards south from Prabhunath s house to till the 

i mountain . 
South : Going towards west from the mountain covering Charan s 

house and Santosh s house to till an agricultural land . . . 
West : - Going towards north from an agricultural land covering an 

agricultural land to till Dhaniram s house . 


Ward No 15 LAL BAHADUR SHASTRI WARD 


North : - Going towards east from Bhola s house to till the house of 

Manglu . 
East :- Going towards south from Manglu s house and Dev 

Kumar Mourya s house covering Mundatikrapara to till 

Lanka Bahar Channel. . . 
South :- Going towards west from Lanka Bahar Channel covering 

the forest mountain to till Ali Bahar Channel. 
West : Going towards north from Ali Bahar Channel covering 

Kosa Centre along with Kuwarchand Basti and 
Devchand s house to till Bhola s house . 


. . . 


By order & In the name ofGovernor of Chhattisgarh , 

R .EKKA , Deputy Secretary. 


- 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


